निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 34 


2 भाद्र 1938 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

24 अगस्त 2016 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


उक्त 


--- 


विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये 

विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


आदेश , 


. 


उच्च 


3-6 


7-7 


2 


बिहार गजट , 24 अगस्त 2016 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

12 अगस्त 2016 
सं ० 1 / स्था ०( ले ० से ०) -18 / 2016-6458 / वि ० — बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वित्त विभाग में पदस्थापित श्री प्रभात 
कुमार एवं श्री मकेश्वर शर्मा, वाणिज्य कर पदाधिकारी ( वेतनमान 15,600-39,100 + ग्रेड पे 5400 / - रु ०) को वाणिज्य - कर 
विभाग की अधिसूचना संख्या -2240 दिनांक 21.06.2016 वाणिज्य कर सहायक आयुक्त (वेतनमान 15,600-39,100 + ग्रेड पे 
6600 / - रु ०) कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से क्रमशः 12.02.2015 एवं 03.11.2014 से प्रोन्नति प्रदान की गई है । 

2. तद्नुसार वित्त विभाग में वाणिज्य कर सहायक आयुक्त का पद सृजित नहीं रहने के कारण विभागीय अधिसूचना 
सं ० 2124 दिनांक 15.03.2016 में निहित प्रावधान के आलोक में उपर्युक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा धारित कोषागार 
पदाधिकारी के वर्तमान पद को वरीय कोषागार पदाधिकारी (वेतनमान 15,600-39,100 + ग्रेड पे 6600 / - रु ०) में पदनामित 
किया जाता है । 

3. वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2240 दिनांक 21.06.2016 के आलोक में इन्हें भूतलक्षी प्रभाव से 
( क्रमश: - 12.02.2015 एवं 03.11.2014 ) से आर्थिक लाभ देय होगा । 
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
जयन्त कुमार सिंह , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 23-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , , 24 अगस्त 2016 


3 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


अधीक्षक का कार्यालय , प्रेस 


और फॉर्स , गया 


सं 0 279 / प्र ० 


सेवा में , 

उप -निदेशक (विज्ञापन) 
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग , 

बिहार पटना । 
विषय : 

संविदा पर नियोजन करने हेतु विज्ञापन कराने के संबंध में । 
महाशय , 

दिनांक 10.08.2016 
उपर्युक्त विषयांकित मामलो पर संलग्न विज्ञापन एवं आवेदन का प्रकाशन मुख्य समाचार पत्रों हिन्दुस्तान , 
दैनिक जागरण , टाईम्स ऑफ इंडिया, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर आदि जैसे राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर ( गया जिला) के 
समाचार पत्रों में शीघ्र करने की कृपा की जाय । 

अरूण कुमार सिंह , 

अधीक्षक । 


क्रम सं ० 


1 


सेवानिवृत कर्मियों के नियोजन हेतु संविदा के आधार पर 

नियोजन की सूचना 
सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के संकल्प सं0-10000 , दिनांक 01.07.2015 एवं ज्ञापक सं0- 2877 , दिनांक 
25.02.2016 के प्रावधानो के आलोक में प्रेस एवं फॉर्स, गया के अधीन तकनीकि कर्मियों के कमी को देखते हुए एतद द्वारा 
निम्नांकित पदों के नीचे उल्लेखित शर्तों के साथ सेवानिवृत कर्मियों से संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है । 

पदों का नाम 

पदों की संख्या 
प्रवाचक 
2 कॉपी होल्डर 
3 

राउटींग मशीन चालक 
4 हाईड्रोलिक मशीन चालक 
5 

स्टोरियों प्लेट कास्टर 
6 कम्पोजिटर 

2 
7 सहायक मशीन चालक 

5 
8 फीटर मशीन मिस्त्री 
9 बढ़ई - सह - लोहार 
10 बाईण्डर 

10 
11 

पेपर ईसुअर 


1 
1 
1 

1 


1 


4 


बिहार गजट , 24 अगस्त 2016 


12 


1 


13 


सहायक पेपर ईसुअर 
प्लाटेन मशीन चालक 
बोरिंग मशीन चालक 


5 


14 


1 


1 . 


नियोजन की शर्तेः 

चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग की सहमती आवश्यक होगी। 
2. प्रेस एवं फॉर्मे, गया कि कार्य प्रकृति को देखते हुए क्रम संख्या 1 से 14 में अंकित तकनीकि पदो के लिए अन्य 

सरकारी संस्थान तकनीकि योग्यता प्राप्त प्रेस एवं फॉर्म, गया से सेवानिवृत कर्मी ही संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 

आवेदन कर सकेंगे। 
3. किसी पद विशेष से सेवानिवृत सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा 

सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया 

जा सकेगा। 
4. सेवा की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक होगी। संविदा पर नियोजन प्रथम दो वर्षों के लिए किया जाएगा। यह नियुक्ति 

की तिथि से मान्य होगा एवं नियमित नियुक्ति होने पर या इससे पूर्व ही समाप्त किया जा सकेगा। अधिकतम उम्र सीमा 

तक सेवा आवश्यकतानुसार संतोषजनक पाए जाने पर पुनः 12 माह तक विसतारित किया जा सकेगा । 
5. चूंकि संविदा पर नियोजन की अधिकतम उम्र 65 वर्ष निर्धारित है तथा प्रथम नियोजन 2 वर्षों के लिए किया जाना है। 

अतः वैसे अभियर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनको सेवानिवृत हुए कम - से - कम समय हुआ हो । अर्थात् संविदा 

नियोजन मे कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी । 
6. संविदा पर नियोजन कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर 

प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई 
भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा , परन्तु पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान होता रहेगा । 

मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने के स्थिति में स्थिर रहेगी । 
7. मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/ कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष से वयवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए 

आदायगियों ईकाई में उपबंधित राशि में से किया जा सकेगा । 
8. नई पेशन योजना से सेवानिवृत सरकारी सेवक का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे -बैंड 

का प्रारंभिक वेतन + उन प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य मंहगाई भत्ता की राशि का योगफल के 


समतुल्य होगा । 


9. कार्य असंतोषजनक जाये जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकेगा। 
10. संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों में से किसी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर उसे समाप्त की जा 

सकेगी। 
11. नियमित नियुक्ति ( यथा सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के उपरांत नियुक्ति ) के उपरांत पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित 

कर्मी/ पदाधिकारी की सेवा स्वतः समाप्त समझी जाएगी । 
12. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी 

सुविधा के हकदार माने जायेंगे । इस प्रकार नियेजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का 

दावा मान्य नहीं होगा । 
13. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व नियोजित व्यक्ति का पुर्ननियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को 

उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा । 
14. चयन हेतु नियोजित होनेवाले सेवानिवृत कर्मी का सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक होगा । इसलिए इच्छुक सेवानिवृत 

कर्मी इस आशय का शपथ - पत्र संलग्न करेगे की सेवाकाल में उनके विरुद्ध कोई आरोप या विभागीय कार्यवाही लंबित 

नहीं रहा है 
15. चयन समिति की दृष्टि से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सक्षम होना आवश्यक होगा । इसके लिए असैनिक शल्य चिकित्सा 

पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र नियोजन हेतु चयन किये जाने के समय प्रस्तुत करना होगा। 


बिहार गजट , , 24 अगस्त 2016 


5 


16. संबंधित विभाग/कार्यालय के पद विशेष से सेवानिवृत होनेवाले अभ्यर्थियों को उसी विभाग के उसी पद हेतु चयन में 

प्राथमिकता दी जा सकेगी परन्तु एक ही विभाग से एक से अधिक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर वैसे अभ्यावेदकों को 

प्राथमिकता दी जा सकेगी जिनका संबंधित विभाग/ कार्यालय में संबंधित पद पर कार्यानुभव अधिक अवधि तक रहा है। 
17. प्राप्त आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं 0 10000 , दिनांक 10.07.2015 के कंडिका 3 के तहत विभिन्न स्तर 

पर गठित चयन समिति के विचार हेतु उपस्थापित किये जायेंगे। 
18. आवेदन पत्र को स्वीकार/ अस्वीकृत करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकार के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिये किसी प्रकार 

का पत्राचार मान्य नहीं होगा । किसी प्रकार की पैरवी की स्थिति में नियुक्ति में विचार नहीं किया जायेगा और आवेदन पत्र 

को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । 
19. उपर्युक्त शर्तों के अधीन संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत कर्मियों के आवेदन निबंधित / स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेस 

एवं फॉर्स, गया के कार्यालय में दिनांक 27.08.2016 के अपराहन 3.30 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। उल्लेखित तिथि 
एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । 

अरूण कुमार सिंह , 

अधीक्षक । 


आवेदन - पत्र 


1. आवेदित पद का नामः 


2. आवेदक का नाम : 


3. पिता/ पति का नाम : 


आवेदक का 


4. विभाग /कार्यालय का नाम ( जहाँ से सेवानिवृत हुए है ) 


स्व - अभिप्रमाणित रंगीन 


5. आवेदक की जन्म तिथि : 


फोटो 


6. सेवानिवृत के समय धारित पद : 


7. सेवानिवृत की तिथि : 


8. स्थायी पता : 


9. वर्तमान /पत्राचार का पता : 


10. अंतिम वेतन : 


( क ) मूल वेतन 
( ख ) ग्रेड पे 
( क ) स्वीकृत 
( ख ) स्वीकृत नहीं 
( ग ) औपबंधिक स्वीकृत 
( सही का निशान लगाये ) 


पेंशन स्वीकृत्यादेश की 
छायाप्रति संलग्न करें । 


11. पेंशन स्वीकृति की स्थिति : 


12. वर्तमान में पेंशन राशि : 


13. शैक्षणिक योग्यता : 


( सभी प्रमाण- पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें । ) 


14. आरक्षण कोटि : 


( सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण - पत्र की छायाप्रति संलग्न करें । ) 


6 


बिहार गजट , 24 अगस्त 2016 


15. अनुभव एवं स्वच्छता प्रमाण- पत्र: 


16. सेवानिवृति की तिथि या पूर्व में विभागीय आरोप/कार्यवाही की स्थिति : 


17. आरोप के निष्पादन की स्थिति / अधिरोपित दंड की विवरण : 


18. मोबाईल नं 0 : 


19. घोषणा पत्र : 


( क ) एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि उपुर्यक्त सूचना सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी 
उम्मीदवारी /नियोजन रद्द किया जा सकता है । 
( ख ) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 के सभी शर्ते मुझे मान्य है। 


तिथि : 


स्थान : 


आवेदक का हस्ताक्षर 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 23-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , , 24 अगस्त 2016 


7 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

29 जुलाई 2016 
सं ० 1 / स्था ०( ले ० से० ) -(मुकदमा )-05 / 2014-6037 / वि ० — श्री नन्द किशोर सिंह, बिहार लेखा सेवा, तत्कालीन 
कोषागार पदाधिकारी, अरवल, सम्प्रति वरीय कोषागार पदाधिकारी , बेतिया (पश्चिमी चम्पारण ) के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना 
कांड संख्या -24 / 2014 दिनांक 27.03.2014 में आपराधिक मामले की जाँच प्रक्रियाधीन है । अतः बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -9(1) ( क ) एवं 9(1) ( ग) के अंतर्गत इन्हें तत्कालिक प्रभाव से 
अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबित अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के 
नियम -10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

3. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय, वित्त विभाग, बिहार , पटना निर्धारित किया जाता है । 
4. इसमें माननीय मंत्री, वित्त विभाग, बिहार , पटना अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
जयन्त कुमार सिंह , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 23-571 + 100- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


